.PART -I] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 29 , 2002 (MAGH . 9 , 1923 SAKA ) 


39 


उद्योग विभाग. 


दिनांक 10 जनवरी, 2002 


पंजाब राज्य उद्योग अधिनियम 19 की धारा 24 के अधीन घोषणा । 
संख्या डी0 एल0 21-199. - जबकि पंजाब उद्योग सहायता अधिनियम , 1935 की धारा 23 के अधीन श्री माम चन्द पुत्र रगु राम 24 को 
नोटिस दिया गया था जिसमें उक्त श्री माम चन्द को 4548 रुपये की राशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित 20 अक्तूबर , 2000 में अन्तिम 
अदायगी की तिथि तक मुझे अदा करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है । इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 
4305 रुपये की राशि फरवरी, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋण से देय है और संलग्न 
अनुसूचि में निर्दिष्ट सम्पत्ति से उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


. 


.. 


( हस्ता.).. 

महा प्रबन्धक , 
जिला उद्योग केन्द्र, यमुनानगर । 


नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग 


दिनांक 15 जनवरी , 2002 


संख्या नि 0 न0 तथा ग्रा 0 आ व0 न0 योo( ई०)-2002/ एम0-263/ 170. - हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 
की धारा 7 - क द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ, बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के 
राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूचि में यथा-विनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न योजना में दर्शाए गए अम्बाला शहर तथा अम्बाला सदर के 
नगरीय क्षेत्र को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करते हैं , अर्थात् 


अनुसूची 


नगरीय क्षेत्र अम्बाला शहर तथा अम्बाला सदर के लिए सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी 0 टी 0 पी 0 ( अ) 2740/2001, दिनांक 
13 अगस्त , 2001 के साथ पढ़ा जाए । 

* उत्तर :- बिन्दु ए जो कि पंजाब तथा हरियाणा की अन्तर राज्य सीमा पर ग्राम डंगढेरी के मुरब्बा नं0-1 का उत्तर पूर्वी कोना है से शुरू 
होकर अंतर राज्यीय सीमा के साथ - साथ पूर्व की ओर चलते हुए बिन्दु " बी तक जोकि ग्राम पंजोखेरा के मुरब्बा नं0-17 का दक्षिण - पश्चिमी कोना : 
है, वहां से मुरब्बा नं0-17 की दक्षिणी सीमा व मुरब्बा नं 0 -19 की उत्तरी सीमा के साथ- साथ पूर्व की ओर , वहां से मुरब्बा नं 20 की उत्तरी सीमा 
के साथ- साथ पूर्व की ओर, वहां से मुरब्बा नं0 28 एवं 35 की पूर्वी सीमाओं के साथ - साथ दक्षिण की ओर , वहां से मुरब्बा,नं 43 की उत्तरी सीमा 
के साथ -साथ पूर्व की ओर , वहां से मुरब्बा नं 0 43 एवं 55 की पूर्वी सीमाओं के साथ - साथ दक्षिण की ओर , वहां से मुरब्बा नं0 68 की उत्तरी सीमा 
के साथ- साथ पूर्व की ओर, वहां से मुरब्बा नं0 68, 85 एवं 98 को पूर्वी सीमाओं के साथ - साथ दक्षिण की ओर, वहां से मुरब्बा नं 0 -73 की उत्तरी 
सीमा के साथ - साथ पूर्व की ओर, वहां से ग्राम पंजोखरा के मुरब्बा नं 0 113, 123, 143, 150 एवं 155 की पूर्वी सीमा के साथ -साथ दक्षिण की ओर, 
वहां से ग्राम पंजोखरा के मुरब्बा नं 0 158 की उत्तरी सीमा के साथ - साथ तथा ग्राम कलरहेड़ी के मुरब्बा नं0 48, 49, 50 व 51 की उत्तरी सीमाओं 
के साथ- साथ पूर्व की ओर , वहां से मुरब्बा नं0 51 की पूर्वी सीमा के साथ- साथ दक्षिण की ओर, वहां से मुरब्बा नं 0 57 व 56 की उत्तरी सीमाओं 
के साथ - साथ की ओर, वहां से मुरब्बा नं 0 54 की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर की ओर तब ग्राम कलरहेड़ी के मुरब्बा नं 0 54 की उत्तरी सीमा 
तथा ग्राम बोह के मुरब्बा न 0 9 व 8 की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर, वहां से मुरब्बा नं 0 8 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर , वहां से 
मुरब्बा नं 0 13, 14 व 15 की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर चलते हुए बिन्दु " सी " तक जोकि ग्राम बोह के मुरब्बा नं -15 का उत्तर -पूर्वी कोना 
है और यह पंजाब व हरियाणा राज्य की सीमा से भी मिलता है । 


पूर्व: - बिन्दु " सी " से शुरू होकर राज्य सीमा, जोकि ग्राम बोह रामगढ़ उर्फ शरीफपुर मुलाहेड़ी तथा सहाबपुर की ग्राम सीमा भी है के 
साथ दक्षिण व पूर्व की ओर चलते हुए उस बिन्दु तक जहां राज्य सीमा ग्राम सहाबपुर के मुरब्बा नं 0 18 की उत्तरी सीमा से मिलती है वहां से ग्राम 
सहाबपुर के मुरब्बा नं 0 18 व 17 की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर , वहां से ग्राम सहाबपुर के मुरब्बा नं 0 17 तथा रतनहेड़ी के मुरब्बा नं 0 12, 
24 व 25 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर , वहां से मुरब्बा नं 0 30 की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर, वहां से ग्राम रतनहेड़ी के मुरब्बा 
नं 0 30 , 41 व 45 ग्राम कपूरी के मुरब्बा नं 0 6 व 9 तथा ग्राम सपहेड़ा के मुरब्बा नं 0 4, 10, 19 व 27 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर, वहां 
से मुरब्बा नं0 27 की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम की ओर, वहां से ग्राम सपहेडा के मुरब्बा नं 0 35, 42 व 49 तथा ग्राम खुड्डी के मुरब्बा नं ० 
1 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर, वहां से ग्राम खुड्डी के मुरब्बा नं0 1, ग्राम सपहेड़ा के मुरब्बा नं 0 49 तथा ग्राम खुड्डा कलां के मुरब्बा 


40 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 29, 2002 (MAGH . 9 , 1923 SAKA ) 


[ PART -I 


नं 0 17 की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम की ओर , वहां से ग्राम खुड्डा कलां के मुरब्बा 

नं 0 19, ग्राम खुड्डा 

के 

मुरब्बा नं 0 7, 9 व 14 की पूर्वी 
सीमा के साथ दक्षिण की ओर, वहां से ग्राम खुड्डी के मुरब्बा नं 0 14 तथा ग्राम मंगलई के मुरब्बा नं 0 2 की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम की ओर, 
वहां से मुरब्बा नं0 9, 14 व 25 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर, वहां से मुरब्बा नं0 25 की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम की ओर , वहां 
से मंगलई के मुरब्बा नं 0 33 व 45 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर , वहां से ग्राम मंगलई के मुरब्बा नं 0 45 तथा केशोपुर संभालखा के मुरब्बा 
नं 0 5 व 6 की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम की ओर, वहां से मुरब्बा नं0 17 व 25 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर, वहां से मुरब्बा नं 0 37 
की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर, वहां से मुरब्बा नं0 37 की पूर्वी सीमा की ओर ,दक्षिणी सीमा के साथ दक्षिण की ओर , वहां से मुरब्बा नं 0 
45 की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर, वहां से मुरब्बा नं 0 45 की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम की ओर , वहां से ग्राम संभालखा के मुरब्बा 
नं 0 53 की पूर्वी सीमा के साथ - साथ दक्षिण की ओर, वहां से ग्राम संभालखा के मुरब्बा नं0 53 की दक्षिणी सीमा के साथ साथ पश्चिम की ओर, 
वहां से ग्राम दुखेड़ी के मुरब्बा नं0 40 तथा ग्राम संभालखा के मुरब्बा नं 0 68 की पूर्वी सीमाओं के साथ -साथ दक्षिण की ओर , वहां से ग्राम संभालखा 
के नं 0 68 तथा ग्राम दुखेड़ी के मुरब्बा नं 0 40 की उत्तरी सीमाओं के साथ - साथ पश्चिम की ओर , वहां से ग्राम संभालखा के मुरब्बा नं 0 71 की पूर्वी 
सीमा के साथ - साथ दक्षिण की ओर , बिन्दु " डी जोकि ग्राम संभालखा के मुरब्बा नं 0 71 के दक्षिण - पूर्वी कोना है । 

दक्षिण : - वहां से ग्राम संभालखा के मुरब्बा नं 0 71 व 70 तथा ग्राम दुखेड़ी के मुरब्बा नं 0 44 की दक्षिणी सीमाओं के साथ- साथ पश्चिम 
की ओर, वहां से मुरब्बा नं 0 57 की पूर्वी सीमा के साथ- साथ दक्षिण की ओर, वहां से मुरब्बा नं0 57-56 की दक्षिणी सीमाओं के साथ- साथ पश्चिम 
की ओर, वहां से दुखेड़ी के मुरब्बा नं0 64 व 70 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमाओं के साथ- साथ तथा मुरब्बा नं0 69 की दक्षिणी सीमा के साथ- साथ 
पश्चिम की ओर, वहां से ग्राम दुखेड़ी के मुरब्बा नं 0 90 तथा ग्राम मोहड़ा के मुरब्बा नं 0 14 की पूर्वी सीमाओं के साथ - साथ दक्षिण की ओर, वहां 
से मुरब्बा नं 0 14, 15 व 16 की दक्षिणी सीमाओं के साथ - साथ पश्चिम की ओर तथा मुरब्बा नं 0 22 की पूर्वी सीमा के साथ - साथ दक्षिण की ओर, 
वहां से ग्राम मोहड़ा के मुरब्बा नं 0 22 , 21 व 20 ग्राम शाहपुर के मुरब्बा नं 0 128 व 127 तथा ग्राम कोट काछवा खुर्द के मुरब्बा नं0 35, 34 व 33 
की दक्षिणी सीमाओं के साथ - साथ पश्चिम की ओर, वहां से मुरब्बा नं0 33 की पश्चमी सीमा के साथ - साथ उत्तर की ओर, वहां से ग्राम कोट 
काछवा खुर्द के मुरब्बा नं 0 26 , 27 , 28 व 29 तथा ग्राम कोट काछवा कलां के मुरब्बा नं 0 11 की दक्षिणी सीमाओं के साथ - साथ पश्चिम की ओर , 
वहां से मुरब्बा नं 0 11 की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ उत्तर की ओर, वहां से मुरब्बा नं 0 9 व 8 की दक्षिणी सीमाओं के साथ - साथ पश्चिम की 
ओर , वहां से ग्राम कोट काछवा कलां के मुरब्बा नं0 8 की पश्चिमी सीमा मुरब्बा नं 0 4 की दक्षिणी व पश्चिमी सीमाओं के साथ - साथ ग्राम बाड़ा 
के मुरब्बा नं 0 50 की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ उत्तर की ओर , वहां से ग्राम बाड़ा के मुरब्बा नं 0 47 की दक्षिणी सीमा के साथ- साथ पश्चिम 
की ओर, वहां से मुरब्बा नं0 47 की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ उत्तर की ओर, वहां से मुरब्बा नं0 35 की दक्षिणी सीमा के साथ- साथ वहां से 
ग्राम बाड़ा के मुरब्बा नं 0 35 , 29 व 18 की पश्चिमी सीमाओं के साथ -साथ उत्तर की ओर तथा ग्राम बाड़ा के मुरब्बा नं 0 14 व 13 की दक्षिणी सीमाओं 
के साथ - साथ पश्चिम की ओर तथा मुरब्बा नं 0 13 व 8 की पश्चिमी सीमाओं के साथ - साथ उत्तर की ओर , वहां से ग्राम बाड़ा के मुरब्बा नं 0 2 की 
दक्षिणी सीमा के साथ जहां से ग्राम उगाड़ा के मुरब्बा नं 0 39 , 37 व 25 तथा ग्राम आन्नदपुर जलबेड़ा के मुरब्बा नं 0 57 की पश्चिमी सीमाओं के 
साथ - साथ उत्तर की ओर , वहां से मुरब्बा नं 0 55 व 54 की दक्षिणी सीमाओं के साथ- साथ पश्चिम की ओर , वहां से मुरब्बा नं 0 54 की पश्चिमी 
सीमा के साथ- साथ उत्तर की ओर, वहां से मुरब्बा नं 0 40 व 41 की दक्षिणी सीमाओं के साथ - साथ पश्चिम की ओर तथा मुरब्बा नं 0 41 की 
पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर की ओर, वहां से मुरब्बा नं 0 31 की दक्षिणी व पश्चिमी सीमाओं के साथ- साथ उत्तर की ओर , बिन्दु " ई " तक जोकि 
ग्राम आन्नदपुर जलबेड़ा के मुरब्बा नं 0 31 का उतरी पश्चिमी कोना है । 

पश्चिम : - वहां से ग्राम आन्नदपुर जलबेड़ा के मुरब्बा नं 0 22, 23 , 24 एवं 25 तथा गांव धुराला के मुरब्बा नं 0 27, 28 , 29 , 30 तथा गांव 
बुलाना के मुरब्बा नं 0 37, 38, 39 तथा गांव धुकड़ा के मुरब्बा नं 0 69 को दक्षिणी सीमा के साथ - साथ पश्चिम की ओर, वहां से मुरब्बा नं 69 की 
पश्चिमी सीमा के साथ - साथ उत्तर की ओर , वहां से मुरब्बा नं 0 63 व 64 की दक्षिणी सीमाओं के साथ - साथ पश्चिम की ओर , वहां से मुरब्बा नं 0 
64 की पश्चिमी सीमा से साथ - साथ उत्तर की ओर , वहां से गांव धुरकड़ा 

के 

मुरब्बा नं 0 54 तथा गांव बुलाना के मुरब्बा नं 0 21, 22 की दक्षिणी 
सीमाओं से साथ - साथ पश्चिम की ओर, वहां से मुरब्बा नं 0 22 की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ उतर की ओर , वहां से मुरब्बा नं0 19 की दक्षिणी 
सीमा के साथ -साथ पश्चिम की ओर, वहां से मुरब्बा नं0 19 की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ उत्तर की ओर , वहां से मुरब्बा नं0 10 की दक्षिणी 
सीमा के साथ - साथ पश्चिम की ओर, वहां से गांव बुलाना के मुरब्बा नं 0 10, 5 एवं गांव सरंगपुर के मुरब्बा नं 0 31 की पश्चिमी सीमाओं के साथ 
साथ उत्तर की ओर , वहां से गांव सरंगपुर के मुरब्बा नं 0 21 की दक्षिणी सीमा के साथ- साथ पश्चिम की ओर, वहां से मुरब्बा नं 0 21 की पश्चिमी 
सीमा के साथ - साथ उत्तर की ओर, बिन्दु “एफ तक जहां यह अन्तर राज्यीय सीमा से मिलता है जोकि गांव सरंगपुर के मुरब्बा नं 0 21 का उत्तर 
पश्चिमी कोना है । वहां से अन्तर राज्यीय सीमा के साथ - साथ बिन्दु " ए " तक जोकि आरम्भिक बिन्दु है । 


भास्कर चटर्जी, 
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग । 


. 


. 


PART - 1].: 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 29 , 2002 (MAGH . 9 , 1923 SAKA ) 


41 


TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT 


The 15th January , 2002 


... 


.. 


No. DTCP -STP (E ) -2002 /M - 263/170. - In exercise of the powers conferred by Section 7 - A of the Haryana 
Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 ( Act No. 8 of 1975 ) and all other powers enabling him in this 
behalf, the Governor of Haryana hereby notifies the Urban Area of Ambala City and Ambala Sadar as specified in the 
schedule given below and shown in the plan appended hereto for the purpose of said Section , namely : 


SCHEDULE 


The schedule of boundaries in and around the Municipal limits of Ambala City and Ambala Sadar shall be read 
with Drawing No. DTP ( A ) 2740/2001 , dated the 13th August , 2001. 

North : Starting from point A i.e. the north -east comer ofrectangle No. 1 of village Dagdheri on the inter -state 
boundary of Punjab and Haryana and moving towards east along the inter- state boundary of Haryana and Punjab upto . 
the point B i.e.the south -west corner of rectangle No. 17 of.village Panjokhera , thence towards east along the southern 

boundary of rectangle No. 17 and northern boundary of rectangle No. 19 , thence towards south along the eastern 
.. boundary of rectangle No. 19 , thence towards east along the northern boundary of rectangle No. 28 and thenice south 

towards along the eastern boundaries of rectangle No. 28 and 35. Thence towards east along the northern boundary of 
rectangle No. 43, thence towards south aiong the eastern boundaries of rectangle No. 43 and 55 of yillage Panjokhera , 

thence towards east along the northern boundary of rectangle No. 68 , thence towards south along the eastern boundaries 
... of rectangle No. 68 , 85 and 98, thence towards east along the northern boundary of rectangle No. 113 , thence towards 

south along the eastern boundary of rectangle No. 113 , 123, 143 , 150 and 155 of village Panjokhera , thence towards 
east along the northern boundaries of rectangle No. 158 of village Panjokhera and rectangle No. 48, 49, 50 and 51 of 
village Kalarheri, thence towards south along the eastern boundary of rectangle No. 51, thence towards east along the 
northern boundaries of rectangle No. 57 and 56 , thence towards north along the western boundary of rectangle No. 54 , 
thence towards east along the northern boundaries of rectangle No. 54 of village Kalarhéri and rectangle No. 9 , 8 of 
village Boh , thence towards south along the eastern boundary ofrectangle No. 8 , thence towards east along the northern 
boundaries of rectangle No. 13 , 14 , 15 upto point C i.e . A point on north -east corner of rectangle No. 15 of village Boh 
where it meets the inter -state boundary of Punjab and Haryana i.e. point C . 

East :-Moving from point C towards south -east along the inter- state boundary which is also the boundaries of 
village Bob , Ramgarh , Sharifpur, Mulaheri and Sahabpur upto the point where the inter-state boundary meets the 
northern boundary of rectangle No. 18 of village Sahabpur, thence towards east along the northern boundaries of 
rectangle No. 18 and 17 , thence towards south along the eastern boundaries of rectangle No. 17 of village Sahabpur and 
rectangle No. 12 , 14 and 25 of village Ratanheri, thence towards east along the northern boundary of rectangle No. 30 , 
thence towards south along the eastern boundaries of rectangle No. 30 ,41 and 45 of village Ratanheri , rectangle No. 6 , 
9 of village Kapoori and rectangle No. 4 , 10, 19 and 27 of village Saphera . Thence towards west along the southern 
boundary of rectangle No. 27, thence towards south along the eastern boundaries of rectangle No. 35 , 42 and 49 of 
village Saphera and rectangle No. 1 of village Khuddi, thence towards west along the southern boundary of rectangle 
No. 1 of village Khuddi, rectangle No. 49 of village Saphera and rectangle No. 17 of village Khuddakalan , thence 
towards south along the eastern boundaries of rectangle No. 19 of village Khuddakalan and rectangle No. 7, 9 and 14 of 
village Khuddi, thence towards west long the southern boundaries of rectangle No. 14 of village Khuddi and rectangle 
No. 2 of village Manglai, thence towards south along the eastern boundaries of rectangle No. 9, 14 and 25, thence 
towards west along the southern boundary of rectangle No. 25 , thence towards south along the eastern boundaries of 
rectangle No. 33 and 45 of village Manglai, thence towards west along the southern boundaries ofrectangle No. 45 of 
village Manglai and rectangle No. 5 and 6 of village Keshopur Sambhalkha. Thence towards south along the eastern 
boundaries of rectangle No. 17 and 25, thence towards east along the northern boundary of rectangle No. 37, thence 
towards south along the eastern and southern boundary of rectangle No. 37 , thence towards south along the eastern 
boundary of rectangle No. 45 , thence towards west along the southern boundary of rectangle No. 45, thence towards 
south along the eastern boundary of rectangle No. 53 of village Sambhalkha, thence towards west along the southern 
boundary of rectangle No. 53 of village Sambhalkha . Thence south wards along the eastern boundaries of rectangle No. 
40 ofvillage Dukheri and rectangle No.68 of village Sambhalkha. Thence towards west along the western boundaries 

rectangle No. 68 of village Sambhalkha and rectangle No. 40 of village Dukheri, thence south -wards along the 
eastern boundary of rectangle No. 71 of village Sambhalkha upto point D which is the south -east corner of rectangle 
No. 71 of village Sambhalkha . 

South :-Thence moving towards west along the southern boundaries of rectangle No. 71 and 70 of village 
Sambhalkha and rectangle No. 44 of village Dukheri , thence towards south along the eastern boundary of rectangle 


of 


42 


HARYANA GOVT. GAZ., JAN . 29, 2002 (MAGH . 9 , 1923 SAKA ) 


( PART - I 


No. 57, thence towards west along the southern boundaries of rectangle No. 57 and 56 , thence along the eastern and 
southern boundaries of rectangle No. 64 and 70 and the southern boundary of rectangle No.69 of village Dukheri. 
Thence towards south along the eastern boundaries of rectangle No. 90 of village Dukheri and rectangle No. 14 of 
village Mohra, thence towards west along the southern boundaries of rectangle No. 14 , 15, 16 and along the eastern 
boundary of rectangle No. 22 , thence towards west along the southern boundaries of rectangle No. 22, 21 and 20 of 
village Mohra, rectangle No. 128 and 127 of village Shahpur and rectangle No. 35 , 34 and 33 of village Kot Kachwa 
Khurd , thence towardsnorth along the western boundary of rectangle No. 33, thence towards west along the southern 
boundaries of rectangle No. 26 , 27, 28, 29 of village Kot Kachwa Khurd and rectangle No. 11 of village Kot Kachwa 
Kalan , thence towards north along the western boundary of rectangle No. 33, thence towards west along the southern 
boundaries of rectangle No. 26 , 27 , 28 , 29 of village Kot Kachwa Khurd and rectangle No. 11 of village Kot Kachwa 
Kalan , thence towards north along the western boundary of rectangle No. 11, thence towards west along the southern 
boundaries of rectangle No.9 and 8, thence towards north along the westem boundary of rectangle No. 8, southern and 
western boundary of rectangle No. 4 of village Kot Kachwa Kalan and the western boundary of rectangle No. 50 of 
village Bara , thence towards west along the southern boundary of rectangle No. 47, thence towards north along the 
western boundary of rectangle No. 47, thence towards west along the southern boundary of rectangle No. 35, thence 
towards north along the western boundaries of rectangle No. 35 , 29 and 18 of village Bara , thence towards west along 
the southern boundaries of rectangle No. 14 and 13 ,thence towardsnorth along the westein boundaries of rectangle No. 
13 and 8 of village Bára, thence towards west along the southern boundary of rectangle No. 2 of village Bara, thence 
towards north along the western boundaries of rectangle No. 39 , 37 and 25 of village Ugara and rectangle No: 57 of 
village Anandpur, Jalbera , thence towards west along the southern boundaries of rectangle No. 55 and 54 and eastern 
boundary of rectangle No. 54 , thence towards west along the southern boundaries of rectangle No. 40 and 41 and 
western boundary of rectangle No. 41, thence moving towards north along the southern and western boundary of 
rectangle No. 31 upto the point E i.e. the north -west comer of rectangle No: 31 of village Anandpur Jalbera. 

West :-Thence towards west along the southern boundaries of rectangle No. 22 , 23 ; 24 and 25 of village 
Anandpur Jalbera and rectangle No. 27, 28, 29 and 30 of village Dhurala rectangle No : 37,38 and 39 of village Bullana 
and rectangle No. 69 of village Dhurkara , thence towards north along the western boundary of rectangle 
No. 69, thence towards west along the southern boundaries of rectangle No. 63 and 64 , thence towards north along the 
western boundary of rectangle No. 64, thence towards west along the southern boundaries of rectangle No. 54 of village 
Dhurkara and rectangle No. 21, 22 of village Bullana . Thence towards north along the western boundary of rectangle 
No. 22, thence towards west along the southern boundary of rectangle No. 19 , thence towards north along the western 
boundary of rectangle No. 19 , thence towards west along the southern boundary of rectangle No. 10 , thence towards 
north along the western boundaries of rectangle No. 10 and 5 of village Bullana and 31 of village Sarangpur, thence 
towards west along the southern boundaries ofrectangle No. 21 of village Sarangpur, thence towards north along the 
western boundary of rectangle No. 21 upto point ‘F where it meets the inter-state boundary i.e. the north - west corner of 
rectangle No. 21 of village Sarangpur, thence towards north along the inter-state boundary upto point‘ A’i.e . the point 
of start. 


BHASKAR CHATTERJEE , 
Commissioner and Secretary to GovernmentHaryana, 

Town and Country Planning Department. 


? 


